रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004 /99 


RSAL 


SALALU 


RAISE 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, शुक्रवार , सितम्बर 29 , 2017 / आश्विन 7 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY , SEPTEMBER 29 , 2017/ASVINA 7, 1939 


सं. 2790 ] 
No. 2790 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2017 
का . आ . 3184 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 423( अ), तारीख 14 फरवरी 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, 
खण्ड 3, उप - खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के पुदुचेरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ए के 
19 / 550 कि . मी . से 22 / 625 कि . मी ., 22 / 625 कि . मी से 23 / 950 कि . मी. ( एलएचएस ), 27 / 400 कि . मी . से 29 / 000 कि . मी ., 
31 / 400 कि . मी . से 36 / 570 कि . मी., 42 / 350 कि . मी . से 47 / 225 कि . मी ., 48 / 400 कि . मी . से 50 / 160 कि . मी . 
(विल्लुपुरम – पुदुचेरी – कड्डलुर - नागापट्टिनम सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण ( बाइपास / चौड़ा करने / चार लेन का बनाने 
आदि), अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने 
आषय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 2 मार्च, 2017 को 
" दि न्यु इंडियन एक्सप्रेस " और " डेली थांथी " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


5932 GI/2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


अनुसूची 
पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ए के कि . मी. 19 / 550 से कि . मी . 22 / 625 , कि . मी . 22 / 625 से 
कि . मी . 23 / 950 (बाएं तरफ ), कि . मी . 27 / 400 से कि . मी . 29 / 000, कि . मी .31 / 400 से कि . मी . 36 / 570 , कि . मी . 42 / 350 से 
कि . मी . 47 / 225 और कि . मी . 48 / 400 से कि . मी . 50 / 160 तक (विल्लुपुरम - पुदुचेरी - कड्डालोर - नागापट्टिनम सेक्शन ) के लिए 
अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
क्रम | [ जला । तालुक | गाँव का सर्वेक्षण संख्या भूमि | भूमि भूमि का हितबद्ध व्यक्ति 
संख्या | का नाम | का नाम नाम 

का | की । क्षेत्रफल 

का नाम 
प्रकार प्रकृति ( वर्ग 

मीटर में ) 
उप 

उप 
विभाजन विभाजन 
से पहले 

6 - 7 


के बाद 


1 पुदुचेरी 1) विल्लियनुर |1) अरियुर |121 / 1 


121 / 1बी 


121 / 2 


121 / 1बी 


| निजी शुष्क 87 1) नारायणसामी काउंडर पुत्र 

सुब्बुराया काउंडर 
2 ) थंगावेलु काउंडर पुत्र 
रामालिंगा काउंडर 
3 ) कलियापेरुमल पुत्र 
नारायणसामी काउंडर 
4 ) सारथी पुत्र नारायणसामी 
काउंडर 
5) दुरईकान्नु पुत्र 
नारायणसामी काउंडर 
6) बालारमन पुत्र 

नारायणसामी काउंडर 
| निजी | शुष्क 133 |1 ) नारायणसामी काउंडर पुत्र 

सुब्बुराया काउंडर 
2) कलियापेरुमल पुत्र 
नारायणसामी काउंडर 
3) सारथी पुत्र नारायणसामी 
काउंडर 
4 ) दुरईकान्नु पुत्र 
नारायणसामी काउंडर 
5 ) बालारमन पुत्र 

नारायणसामी काउंडर 
निजी | शुष्क 118 1 ) दयालस्वामी पुत्र वैराकान्नु 

2) कलियापेरुमल पुत्र 
नारायणसामी काउंडर 
3) सेल्वम 

4) प्रभाकरन पुत्र थयालसामी 
| निजी शुष्क 50 बशीर पुत्र उसैन साहिब 


121 / 3 


121 / 3बी 


121 / 4 


121 / 4बी 


121 / 5 121 / 5बी निजी | शुष्क 73 मार्केटिंग सोसायटी प्राइवेट 

अरियुर 
121 / 6बी 121 / 6बी / 2 | निजी शुष्क 191) इन्द्राणी पत्नी रंगनाथन 

2) रानी पत्नी मुरुगन 
121 / 6सी 121 / 6सी / 2 निजी शुष्क 40 1) इन्द्राणी पत्नी रंगनाथन 

2) रानी पत्नी मुरुगन 
121 /9 121 / 9बी 

|1 ) वेंकटशला काउंडर पुत्र 
सुब्बुराया काउंडर 
2 ) सरस्वतीअम्मल पत्नी 
सदागोपा पदयाचि 
3 ) मुरुगेशन पुत्र नारायणसामी 
मुदलियार 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


121 / 10 


121 / 10बी 


|निजी | शुष्क 


36 


नारायणसामी काउंडर पुत्र 
सुब्बुराया काउंडर 
1) देवनायगम पुत्र गोविंदसामी 
2) धंधापाणि पुत्र देवनायगम 


121 / 11 


121 / 11बी 


| निजी शुष्क 


योग 


608 


2 ) बआवर 


149 / 

3 


149 / 3बी 


1 ) 
अरंगानुर 


|निजी नम । 625 | 

11) पट्टाम्मल पत्नी इरिसप्पा 
पिल्लै 
2) कुमाराकृष्णन पुत्र वेंकटेशन 
3) रामासामी पुत्र इरिसप्पा 


पिल्लै 


| 152 /3 


152 / 3बी 


| 152 / 4 


152 / 4बी 


4) कृष्णन पुत्र रंगापिल्लै 
निजी नम 7241) धंधापाणि पुत्र बंगारु 

रेड्डियार 

2) उन्नामलई पत्नी वीरप्पन 
निजी नम | 968 1) सुब्रमणियन पुत्र वेंकटसामी 

पदयाचि 
2) पाण्डियन पुत्र सुब्रमणियन 
3 ) कंगेयन पुत्र वेंकटेशन 

| 4) कृष्णन पुत्र वेंकटसामी 
निजी नम । 675 | 1 ) वेंगालक्ष्मीअम्मल पत्नी 

बंगारु रेड्डियार 

2) जैन्सी पत्नी मधियालगन 
|निजी नम | 2260 1) वेंगालक्ष्मीअम्मल पत्नी 

बंगारु रेड्डियार 

2) आनंदन पुत्र अरुमुगम 
5252 


| 153 / 2 


154 / 2 


154 / 2बी 


योग 


कुल योग 


5860 


[ फा . सं. भाराराप्रा - मुआ . / 11013 / 2011 - एलए / नोटिफ / पीआईयू – विल्लुपुरम ] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 29th September, 2017 
S . O . 3184 ( E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways number S .O . 423( E ), dated 14th February 2017 , published in Gazette of India, Extraordinary Part II , Section 
3 , Sub -section (ii) issued under sub -section (1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building (Bypass / widening/ four-laning, etc.,) maintenance , 
management and operation of National Highway No. 45A in the stretch of land from Km. 19/550 to Km. 22/625 , 
Km. 22/625 to Km. 23/950 ( LHS), Km. 27/ 400 to Km. 29/000, Km. 31/400 to Km. 36/ 570, Km. 42/ 350 to Km. 47/225 , 
Km . 48/400 to Km . 50/ 160 (Viluppuram - Puducherry - Cuddalore- Nagapattinam Section ) in District Puducherry in the 
Union Territory of Puducherry , hereby declares its intention to acquire such land . 

And whereas the substance of the said notification has been published in " The New Indian Express " and 
" Dailythanthi " both dated the 2nd March 2017 under Sub- section (3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority ; 


And whereas, in pursuance of sub -section ( 1 ) of Section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling with - in the stretch of land from 
Km . 19 /550 to Km . 22/265 , Km . 22 /625 to Km . 23 /950 (LHS ), Km . 27 /400 to Km . 29/000 , Km . 31/400 to Km . 36 /570, 
Km . 42/350 to Km . 47 /225 , Km . 48/400 to Km . 50 /160 (Viluppuram - Puducherry - Cuddalore - Nagapattinam Section ) 
of the National Highway No. 45A in the Union Territory of Puducherry . 

Serial Name of Name of Name of the Survey number Type of Nature Area (in Name of the 
number the district the taluk village 

land of land Square person interested 

meters ) 
Before After sub 

subdivision 

division 
4 5 

6 

7 8 
1 Puducherry | 1 ) ( 1 ) Ariyur ( 121/ 1 121/ 1B | Private Dry 

87 | 1 . Narayanasamy 
Villianur 

Counder 
S /o Subburaya Counder 
2. Thangavelu Counder 
S/o Ramalinga Counder 
3. Kaliaperumal 
S /o Narayanasamy 
Counder 
4 . Sarathy 
S / o Narayanasamy 
Counder 
15 . Duraikannu 
S /o Narayanasamy 
Counder 
6 . Balaraman 
S / o Narayanasamy 
Counder 


121/ 2 


121/1B 


Private 


Dry 


133 | 1. Narayanasamy 

Counder 
S /o Subburaya Counder 
2 . Kaliaperumal 
S /o Narayanasamy 
Counder 
3 . Sarathy 
S /o Narayanasamy 
Counder 
4 . Duraikannu 
S /o Narayanasamy 
Counder 
5 . Balaraman 
S /o Narayanasamy 
Counder 


121/ 3 


121/ 3B 


Private 


Dry 


118 | 1 . Dhayalyswamy 

S / o Vairakannu 
2 . Kaliaperumal 
S /o Narayanasamy 
Counder 
3 . Selvam 
4 . Prabakaran 
S /o Thayalasamy 


[ TT II - QUS 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


121/4 121/4B | Private Dry 50 Basheer S /o Usain Sahib 
121/5 121 /5B Private Dry 73 Marketing society 

Pvt.Ariyur 
121/6B 121 /6B /2 Private Dry 19 1. Indirani 

W /o Ranganathan 

2 . Rani W /o Murugan 
121/6C 121/6C /2 Private Dry 40 |1 . Indirani 

W / Ranganathan 

2 . Rani W /o Murugan 
121/9 121/9B Private Dry 45 | 1. Venkatasala Counder 

S /o Subburaya Counder 
|2 . Saraswathiammal 
W /o Sadagopa 
Padayatchi 
3 . Murugesan 
S /o Narayanasamy 

Mudaliar 
121 / 10 121/ 10B | Private Dry 36 |Narayanasamy Counder 

S /o Subburaya Counder 
121/ 11 121/ 11B 

7 1 . Deivanayagam 

S /o Govindasamy 
2 . Dhandapani 

S /o Deivanayagam 
Total 

608 
2 ) Bahour 1 ) 

149 /3 149/3B Private Wet 625 1. Pattammal 
Aranganur 

W /o Irisappa Pillai 
2 . Kumarakrishnan 
Slo Venkatesan 
3 . Ramasamy 
S /o Irisappa Pillai 
4 . Krishnan 

S /o Rangapillai 
152/ 3 152/3B | Private Wet 724 |1. Dhandapani 

S /o Bangaru Reddiar 
2 . Unnamalai 

W / Veerappan 
152 /4 152 /4B Private Wet 968 | 1 . Subramanian S /o 

Venkatasamy Padayatchi 
2 . Pandiyan 
S /o Subramanian 
3. Kangeyan 
S /o Venkatesan 
4 . Krishnan 

S /o Venkatasamy 
53 153 / 2 Private 

Wet 

675 | 1. Vengalashmiammal 

W /o Bangaru Reddiar 
2 . Jancy 

W /o Madhiyazhagan 
154 /2 154 / 2B Private Wet 2260 | 1 . Vengalashmiammal 

W / o Bangaru Reddiar 
2 . Anandhan 

S /o Arumugam 
Total 

5252 
Total 

5860 
[ F . No. NHAI-HQ/11013 /2011 -LA /Notif ./ PIU -Villupuram ] 

RAJESH GUPTA , Dy . Secy ., 
Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2017 . 10 .06 
19 :27:06 + 05 30 


ALOK 


